“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


क्रमांक 473] 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021 --- भाद्रपद 5, शक 1943 


वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 24 अगस्त 2021 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 10--42,/ 2021 / वा.क.(आब.) / पांच61).---- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 
1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी afer नियम, 1996 में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :- 


संशोधन 


1. उक्त नियमों में :- 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


6) 


प्ररूप एफ.एल.2 की शर्त (7-3) में शब्द व अंक “बीयर की 780 बोतल” के WA पर शब्द व अंक 
“बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये। 


प्ररूप एफ.एल.3 की शर्त 6-3) में शब्द व अंक “स्पिरिट की 420 gare saa का और बीयर की 660 
बोतल” के स्थान पर शब्द व अंक “स्पिरिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 
प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये। 


प्ररुप फ.एल.3-क की शर्त ()(क) में शब्द व अंक “स्पिरिट की 420 gare staat का और बीयर की 660 
बोतल” के स्थान पर शब्द व अंक “स्पिरिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 
प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये। 


प्ररूप एफ.एल.4 की शर्त (4) में शब्द किसी एक समय में के पश्चात्‌ शब्द व अंक “250 (दो सौ पचास) 
क्वार्ट बोतल स्पिरिट” तथा एवं के पश्चात्‌ शब्द व अंक “450 (चार सौ पचास) क्वार्ट बोतल बीयर” 
प्रतिस्थापित किया जाये। 


प्ररूप एफ.एल.4क की शर्त (4) में शब्द व अंक “144 (एक सौ चौवालीस) क्वार्ट बोतल स्पिरिट एवं 288 
(दो सौ अठठासी) क्वार्ट बोतल Flee” के स्थान पर शब्द व अंक “स्पिरिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित 
न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये। 


2. उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव. 


945 


946 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अगस्त 2021 


* अटल नगर, दिनांक 24 अगस्त 2021 


क्रमांक एफ 10-42, 2021 / वा.क.(आब.) / पांच61).--- भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के 
अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-08-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव. 


Atal Nagar, the 24th August 2021 


‘NOTIFICATION 


No. F 10-42/2021/CT(Ex)/V(61).— In exercise of the powers conferred by clause (d), (०), (f), (g) and 
(h) of sub-section (2), read with the proviso of sub-section(3) of section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 
(No. II of 1915) the State Government, hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh 
Foreign Liquor Rules 1996, namely :- 


AMENDMENT 


1. In the aforesaid rules :- 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


In Condition No. (7-A) of Form F.L.-2, for the words and figures, "780 bottles of beer" the word 
and figures, "10 percent of the annual prescribed minimum guaranteed quantity of beer ", shall be 
substituted. 


In Condition No. (6-A) of Form F.L.-3, for the words and figures, "420 Quart bottles of spirit and 
660 bottles of beer", the word and figures, "10 percent of the annual prescribed minimum 
guaranteed quantity of spirit and beer", shall be substituted. 


In Condition No. (6) (A) of Form F.L.-3A, for the words and figures, "420 Quart bottles of spirit 
and 660 bottles of beer", the word and figures "10 percent of the annual prescribed minimum 
guaranteed quantity of spirit and beer", shall be substituted. 


In Condition No. (4) of Form F.L.-4, after the words, " at any one time" the words and figures, 
"250 (two hundred and fifty) Quart bottles of spirit", and after the word, "and", the words and 
figures, "450 (four hundred and fifty) quart bottles of beer", shall be substituted. 


In Condition No. (4) of Form F.L.-4A, for the words and figures, "144 (One Hundred and Forty 
Four) Quart bottles of spirit and 288 (Two Hundred and Eighty Eight) quart bottles of malt", the 
word and figures, "10 percent of the annual prescribed minimum guaranteed quantity of spirit and 
beer", shall be substituted. 


2. This notification shall be applicable from the date of notification. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
A.P. TRIPATHI, Special Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 24 अगस्त 2021 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 10--42,/ 2021 / वा.क.(आब.) / पांच62).---- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 
1915) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 
दिनांक 27-03-97 YS 251-52 पर प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (4) (बी)-1-52--96-वा.कर-5, 
दिनांक 27 मार्च 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्‌ :- 


संशोधन 


उक्त अधिसूचना में, अध्याय-दो के भाग-8 के पैरा-तीन की सारणी में क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्‌ :- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अगस्त 2021 946 (1) 


pea एफ.एल.1(घघ) विदेशी afer दुकान, wey एल.एल.-1 
(घघ-कम्पोजिट) विदेशी /देशी मदिरा दुकान तथा प्ररूप सी.एस.-2 
(घघ-कम्पोजिट) देशी “विदेशी afer दुकान से एफ.एल.2 रेस्टोरेंट 
बार, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.3-क शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार, 
एफ.एल.4 असैनिक विनोद गृह एवं एफ.एल.4क व्यवसायिक क्लब के 
लिये विक्रय की अधिकतम सीमा वही होगी जो उनके अर्थात्‌ एफ. 
एल.2 रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.3-क शॉपिंग मॉल 
RES बार, एफ.एल.4 असैनिक विनोद-गृह एवं एफ.एल.4-क 
व्यवसायिक क्लब हेतु निर्धारित आधिपत्य सीमा की मात्रा होगी। 


विदेशी मदिरा 


2. उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 24 अगस्त 2021 


क्रमांक एफ 10-42,/2021 / वा.क.(आब.)/ पांच62).--- भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के 
अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-08-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव. 


Atal Nagar, the 24th August 2021 
NOTIFICATION 


No F. 10-42/2021/CT(Ex)/V(62).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the 
Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes following amendments in 
the Notification no.(4) (B)-1-52-96-C.T.-5S, dated 27th March 1997, issued by the department and published on 
page 251-52 of Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), dated 27-03-97, namely :- 


AMENDMENT 


In the above notification, in place of number 4 and entries related to it, in the table of para-three of 
part-8 of chapter-two, following number and entries shall be substituted, 1.6. :- 


--+++- 


#.__ 2 3 
Foreign Liquor The maximum quantity to be sold to F.L.-2 Restaurant Bar, F.L.3 Hotel 
Bar, F.L.3-A Shopping Mall Restaurant Bar, F.L.4 Civilian club and F.L.4- 
A Commercial club, from F.L.1(DD) Foreign Liquor shop, F.L.1(DD- 
Composite) Foreign/Country Liquor shop, C.S.-2 (DD-Composite) 
Country/Foreign Liquor shop, shall be equivalent to the prescribed 
possession limit of subsequently F.L.-2 Restaurant Bar, F.L.3.Hotel Bar, 
F.L.3-A Shopping Mall Restaurant Bar, F.L.4 Civilian club and F.L.4-A 
Commercial club. 


2 The above amendment shall be applicable from the date of issue. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
A.P. TRIPATHI, Special Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


